रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 


भारतको राजपत्र 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (1) 
PARTIL - Section3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मई 14, 2003 / वैशाख 24 , 1925 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14 , 2003 /VAISAKHA 2A , 1925 


सं . 231 ] 
No. 231 ) 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मई, 2003 
सं . 6 / 2003 - सेवा कर 


सा. का .नि . 403( अ ) - ( अ ) - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 59 / 98 - सेवा कर तारीख 16 अक्तूबर , 1998 में निम्नलिखित और 
संशोधन करती है अर्थातः 

उक्त अधिसूचना में , स्पष्टीकरण में कोष्ठक एवं संख्या “ ( 90) " , कोष्ठ , एवं संख्याएं “ ( 105 ) " 
अंतः स्थापित किया जायेगा । 


[ फा . सं. बी - 3/6/2003 - टी . आर.यू.] 

वि. शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 


टिप्पण : अधिसूचना सं0 59 / 98- सेवा कर, तारीख 16 अक्तूबर, 1998 (सा0का0नि0 624 ( अ) तारीख 16 
अक्तूबर, 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 15/ 2002 
सेवा कर तारीख 1 अगस्त, 2002 ( सा0का0नि0 543 ( अ) तारीख 1 अगस्त, 2002 ) द्वारा किया गया था । 


1372 


GI/ 2003 - 1 


.. - .. . ...... .. - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTII - SEc . 36 ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 14th May , 2003 
No. 6 /2003- SERVICE TAX 


G .S .R . 403 (E ). - In exercise of the power conferred by Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the 
public interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 59/ 98 -ST, dated the 16th October, 1998 , 
namely, -- 


___ In the said notification, in the Explanation for the brackets and figure "( 90 )", the brackets and 
figures “ ( 105 )” shall be substituted . 


[ F No. B -3/6/2003 -TRU] 
V . SIVASUBRAMANIAN ; Dy. Secy. 


Note :- The notification No . 59 / 98 - Service Tax , dated the 16 October, 1998 published in the Official 
Gazette of India , vide G . S .R . 624 ( E ), dated the 16th October , 1998 and was last amended vide notification 
No. 15 /2002 -Service Tax , dated the 1st August, 2002, vide number GSR 543 ( E ), dated the 19 August, 
2002 . 


अभिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मई , 2003 

सं . 5 / 2003 - सेवा कर 
सा . का .नि . 404( अ ) - केन्द्रीय सरकार , वित्त अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा ( 2) के खंड 
( ड्ड .) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा - कर प्रत्यय नियम , 2002 का, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे संशोधन से पूर्वकिया गया है 
या करने का लोप किया गया है, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: 


( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा - कर प्रत्यय ( दूसरा संशोधन) नियम , 2003 है । 


( 2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवत्त होंगे । 


2. सेवा कर प्रत्यय नियम 2002 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) ने, 
(i) नियम 2 में , खंड ख में , शब्दों “ करादेय सेवा " के स्थान पर शब्द “ सेवा " प्रतिस्थापित किया जायेगा 
( ii ) नियम 3 में , 
( अ) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः 

" (1) उत्पादित सेवा प्रदाता को निवेश सेवा पर संदाय किए गए या किये जाने वाले सेवाकर का प्रत्यय (जिसको 
इसके पश्चात सेवाकर प्रत्यय कहा गया है) निम्नलिखित विधि से किया जायेगा, अर्थातः 
( क ) जहां निवेश सेवा और उत्पादित सेवा एक ही श्रेणी के अंतर्गत आती है, वहां सेवाकर प्रत्यय उन निवेश सेवाओं 
पर किया जा सकेगा जिनसे संबद्ध बीजक या बिल या चालान 16 अगस्त , 2002 या उसके पश्चात जारी किया गया 


[ भाग 1 - खण्ड 30 ] . 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( ख) अन्य किसी स्थिति में सेवाकर प्रत्यय ऐसी निवेश सेवा पर किया जा सकेगा जिनसे संबद्ध बीजक या बिल या 
चालान 14 मई, 2003 या उसके पश्चात किया गया हो ; 
परंतु यह कि उत्पादित सेवा प्रदाता ऐसे प्रत्यय को उस स्थिति या उसके पश्चात ले सकेगा, जिसको वह निवेश 
सेवा के मूल्य और नियम 5 के उपनियम 1 में निर्दिष्ट बीजक या बिल या चालान में इंगित संदत्त या संदेय सेवाकर 
का भुगतान करता है "; 
( आ) उपनियम 2 में कोष्ठक और संख्या “ ( 90 )” वह जहां कहीं भी हों , कोष्ठक और संख्या “ ( 105 ) " 
प्रतिस्थापित किया जायेगा ; 
( इ) उपनियम 3 में शब्दों “ जो उन पर लगने वाले सेवाकर से पूर्ण रूप से मुक्त हैं " के स्थान पर कोष्ठक , संख्या 
और शब्दों को “ या तो वह उन पर लगने वाले सेवाकर से पूर्ण रूप से मुक्त हैं या , उपनियम (4) और (5) के 
अधीन दशा को छोड़कर करादेव सेवा नहीं है " प्रतिस्थापित किया जायेगा ; 
( ई) उपनियम (3 ) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किए जायेगें , अर्थातः 
___ “ ( 4 ) जहां कहीं भी कोई सेवा प्रदाता सेवाकर प्रत्यय का उपभोग कर रहा है और ऐसी उत्पादित सेवाएं उपलब्ध 
करा रहा है जो करादेय होने के साथ साथ सेवाकर मुक्त हैं या करादेय नहीं हैं तो सेवा प्रदाता को करादेय, कर सेवा 
मुक्त या अकरादेय उत्पादित सेवा को उपलब्ध कराने के लिए उपयोग की गई निवेश सेवा की प्राप्ति एवं उपयोग 
का अलग अलग लेखा रखना होगा | सेवा प्रदाता निवेश सेवा के केवल उस भाग का प्रत्यय लेगा जो कि करादेय 
उत्पादित सेवाओं में प्रयोग के लिए उदेशित हैं । 
( 5) यदि सेवा प्रदाता उन निवेश सेवाओं का जो कि करादेय उत्पादित सेवाओं, सेवाकर मुक्त उत्पादित सेवाओं या 
अकरादेय , के उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं का अलग अलग लेखा नहीं रखना चाहता है तब वह ऐसी उत्पादित सेवाओं 
पर संदेय सेवा कर के 35 प्रतिशत के समतुल्य प्रत्यय से अनधिक प्रत्यय का उपयोग उन उत्पादित सेवाओं पर 
संदेय सेवाकर का भुगतान करने के लिए प्रयोग कर सकता है । 
( 6) दूरभाष के संदर्भ में प्रदत्त सेवा का सेवाकर प्रत्यय केवल उन दूरभाष कनेक्शनों के लिए अनुज्ञात होगा जो कि 
उन स्थलों पर स्थापित हैं जहां से उत्पादित सेवा उपलब्ध कराई जाती है । " 
(ii ) फार्म में , शीर्षक “ सेवाकर प्रत्यय " और उसके नीचे की सारणी, के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित 
किया जायेगा, अर्थातः 

" उत्पादित सेवा 
( क ) उन उत्पादित सेवाओं का वर्णन जिनके उपलब्ध कराने में निवेश सेवाएं उपभोग की गई हों 
( ख ) क्या , करादेय उत्पादित सेवाओं, सेवाकर मुक्त उत्पादित सेवाओं या अकरादेय , उत्पादित सेवा को उपलबध 
कराने में प्रयुक्त निवेश सेवाओं की प्राप्ति और उपयोग का अलग अलग लेखा रखा गया है: . हां / नहीं । " | . 


[ फा. स. बी - 3/6/ 2003 - टी. आर. यू.] 

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 
टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं0 14/ 2002- सेवा कर, तारीख 1 अगस्त, 2002 ( सा0का0नि0 542 ( अ) तारीख 
1अगस्त , 2002) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 
1/ 2003 - सेवा कर तारीख 1 मार्च, 2003 ( सा0का0नि0 155 ( अ) तारीख 1 मार्च, 2003) द्वारा किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May , 2003 
No. 5 /2003- SERVICE TAX 


G .S . R . 404 (E ). - In exercise of the powers conferred by clause ( ee ) of sub -section ( 2 ) of section 94 of the 
Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following rules, further to 
amend the Service Tax Credit Rules, 2002 , except as respect things done or omitted to be done before such 
amendment , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY _ PART II —- Sec. 30 ) 
1. Short title and commencement.-- (1) These rules may be called the Service Tax Credit ( Second 
Amendment) Rules, 2003 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Service Tax Credit Rules, 2002, (hereinafter referred to as the said rules), 


(i) in rule 2 , in clause (b ), for the words “ taxable service ” , the word " service " shall be substituted ; 


( ii) in rule 3 , 
( A ) for sub - rule (1 ), the following sub - rule shall be substituted , namely , 

" ( 1) An output service provider shall be allowed to take credit (hereinafter referred to as service 
tax credit) of the service tax paid on input service in the following manner , namely: 
(a ) where the input service falls in the same category of taxable service as that of output 

service, service tax credit shall be allowed to be taken on such input service for which 

invoice or bill or challan is issued on or after the sixteenth day of August , 2002; 
(b ) in any other case, service tax credit shall be allowed to be taken on such input service 

for which invoice or bill or challan is issued on or after the fourteenth day of May , 2003 : 

Provided that the output service provider shall be allowed to take such credit, on or after the day 
on which he makes payment of the value of input service and the service tax paid or payable as indicated in 
invoice or bill or challan referred to in sub - rule (1) of rule 5." ; 


( B ) in sub - rule (2 ) for the brackets and figures " ( 90 )" , wherever they occurs, the brackets and 
figures " ( 105 ) " shall be substituted 


( C ) in sub -rule (3 ), for the words “ such output service which are exempt from whole of the service 
tax leviable thereon " , the words , brackets and figures " such output service which is either exempt from 
whole of the service tax leviable thereon or is not a taxable service , except in the circumstances mentioned 
in sub -rules (4 ) and ( 5 )." shall be substituted ; 


(D ) after sub rule (3), the following sub- rules shall be inserted, namely , 


" (4 ) Where a service provider avails credit on any input service and renders such output 
services which are chargeable to service tax as well as exempted services or non taxable 
services , as the case may be , then the service provider shall maintain separate accounts for 
receipt and consumption of input service meant for consumption in relation to rendering of 

utput services which are chargeable to service tax and the inputs service meant for 
onsumption in relation to rendering of output services which are exempted services or non 
ixable services, as the case may be . The service provider shall take credit only on that portion 
f input service, which is intended for use in relation to rendering output services, which are 
hargeable to service tax . 


5 ) In case the service provider, opts not to maintain separate accounts of input service meant 
or consumption in relation to rendering of such output services which are chargeable to service 
1x as well as exempted services or non - taxable services, he shall be allowed to utilize service 
ax credit for payment of service tax on any output service only to the extent of an amount not 
xceeding thirty - five per cent of the amount of service tax payable on such output service . 


6 ) Service tax credit on the service provided in relation to telephone connection shall be 
illowed only in respect of such telephone connections which are installed in the premises from 
where output service is provided ." ; 


In Form , after the heading " Service tax credit" and the table under it, the following shall be 
inserted, namely: 

Output service 
( a) Description of output services in relation to rendering of which the input services are 
consumed : 


. 


.I 


I 


. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Whether separate account is maintained for receipt and consumption of input service 
it for consumption in relation to rendering of output services which are taxable or 
upted or non-taxable service : Yes/ No . , 


E. No. B-3/6/ 2003 -TRU] 
V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy. 


icipal rules were notified vide notification No. 14 /2002 - Service Tax , dated the 1st August, 
in the Official Gazette of India , vide G . S .R . 542 ( E ), dated the 1st August 2002 and were 
de notification No. 1/ 2003 - Service Tax, dated the 18 March , 2003 , published vide number 
lated the 1st March , 2003 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मई, 2003 

सं . 4 / 2003 - सेवा कर 
सा . का.नि . 405( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम , 1994 (1994 का 32 ) की धारा 94 की उपधारा ( 2) के साथ पठित धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा -कर नियम , 1994 का, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे संशोधन से पूर्व किया गया है या करने का 
लोप किया गया है, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. 


(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर ( संशोधन ) नियम , 2003 है । 


( 2 ) ये इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवत्त होंगे । 


2 


सेवा -कर नियम , 1994 (जिन्हें इसके पश्चात नियम कहा गया है) के,- . 
- (i) नियम 6 में , उपनियम ( 7 ) में, 

( क ) अंकों और शब्दों “ 0. 25 प्रतिशत " के स्थान पर “ 0.4 प्रतिशत " अंकों और शब्दों को अंतः 
स्थापित किया जायेगा; 
( ख) अंकों और शब्दों " 0. 5 प्रतिशत " के स्थान पर " 0. 8 प्रतिशत " अंकों और शब्दों को अंतः 
स्थापित किया जायेगा; 
( ग) शब्दों " पांच प्रतिशत " के स्थान पर “ आठ प्रतिशत " शब्दों को अंतः स्थापित किया 
जायेगा: 


" 


(ii) नियम 7 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जायेगा अर्थात , 
___ “ 7कः नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, एक अभिकर्ता, प्रदत्त सेवाओं के संबंध में 
( क ) माल परिवहन चालक द्वारा 16 नवम्बर 1997 से आरंभ होने वाली अवधि से 2 जून 1998 तक प्रदत्त 
सेवा; 
( ख) निकासी और अग्रसेवा अभिकर्ता द्वारा 16 जुलाई 1997 से आरंभ होने वाली अवधि से 16 अक्तूबर 
1998 तक प्रदत्त सेवा, 
के संबंध में विवरणी 13 मई 2003 से छः मास के अवधि के भीतर प्ररूप “ से. क.3ख में देंगा, अन्यथा 
अधिनियम में उपबंधित ब्याज और शास्तियाँ लागू होगी । "; 
(iii ) प्ररूप से . का.- 3क में , सारणी में , कॉलम शीर्ष 3 में , अंक और अक्षरों " 5 प्रतिशत ” को लोप किया 
जायेगाः 
( iv) फॉर्म से. का - 3क पश्चात , निम्नलिखित फॉर्म को अंतः स्थापित किया जायेगा , अर्थात, 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II — Sec . 301 
“ प्ररूप सें. का .-उख 

(नियम 7क देखें ) 
माल परिवहन प्रचालक ; और निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के संबंध में , 
तारीख 16 जुलाई, 1997 से ही आरंभ होने वाली और 16 अक्तूबर , 1998 को समाप्त होने वाली अवधि 
के लिए, भारत सरकार को जमा कराए गए सेवा कर की विवरणी 


............ आयुक्तालय 


- 


लं+o 


निर्धारिती का नाम ............ 
सेवा का प्रवर्गः माल परिवहन चालक सेवा/निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता सेवा 
सेवाकर रजिस्ट्रीकरण सं. 

..... ( वैकल्पिक ) 
पी ए एन सं..... 

.............(अगर निर्धारिती के पास रजिस्ट्रीकरण न हो ) 
अवधि 
करादेय सेवा का मूल्य ........... 
सेवा कर की देय राशि ....... 
ब्याज राशि , यदि कोई संदेय हो ............. 
राशि का विवरण 


oo 


चालान सं० 

चालान की तारीख . 
* माल परिवहन चालक के लिए, संबंधित अवधि 16 नवम्बर से 2 जून, 1998 तक है; और निकासी और अग्रेषण 
अभिकर्ता के लिए संबंधित अवधि 16 जुलाई, 1997 से 16 नवम्बर, 1998 तक है । 


" स्वयं -निर्धारण ज्ञापन 


2. 


मैं / हम यह घोषणा करता हूं / करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियाँ हमारे द्वारा रखे गये अभिलेखों 

और बहियों के अनुसार हैं और इीक कथित हैं । 
मैंने / हमने कर का निर्धारण एवं संदत्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाये नियमों के अनुसार 
ठीक किया हैं । 
मैंने / हमने कर को इन नियमों में निर्धारित देय तिथि के भीतर संदत्त किया है और देरी की । 
स्थिति में अधिनियम की धारा 75 के अनुसार ब्याज जमा कर दिया है । (ब्याज गणना का कार्य 
प्रष्ट संल्गन है ) 


स्थान : 


निर्धारित या उसके प्रधिकृत 


तारीख: 


प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 


पावती 


। 


: । । 


- -- 


. 


। 


| - - 


- - 


। . 


( MT1I - 853( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ufat ante... 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक 

___ के हस्ताक्षर और मुद्रा 


स्थानः 


.... ... ...... 


arte..... .. 


DOO 


( 97. 8 . 1- 3/6/ 2003 - 21 .31. q.] 

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 
furor : # 9 of FyH, 1994, 3ÈMET Tİ. 2 / 94 – 1 , cria 28 TA , 1994 gri sinteriora fare at 3 yra 1991, 
IHRER Å HAT.A . 546 ( 37), arta 28 9, 1994 & ri yoga for ng et ak 3947 sifah TR FİRTETA ZA H . 12 / 2002- 91 
Fr, arta 13 " RI, 2002 GRI 2 T3 Ara W143 HERU HIDÀ . 540 ( 31 ) arta 1 376 , 2002& yafra forma pa 


NOTIKICATION 
New Delhi, the 14th May, 2003 

No. 4 / 2003- SERVICE TAX 


G .S . R 408 (E ) - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) read with sub - section (2 ) 
of section 94 , of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following 
rules, further to amend the Service Tax Rule , 1994 , except as respect things done or omitted to be done 
before such amendment, namely : 


1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Service Tax (Amendment ) Rules , 
2003 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. 


In the Service Tax Rules, 1994 , (hereinafter referred to as the said rules), 


(i) 


in rule 6, in sub - rule (7 ), 
(a ) for the numbers and figures " 0 .25 % ” , the number and figures “ 0 .4 % " shall be 

substituted ; 
(b ) for the numbers and figures 0.5 % ” , the numbers and figures " 0.8 % ” shall be 

substituted ; 
(c ) for the words “ five per cent.”, the words “ eight per cent." shall be substituted ; 


after rule 7 , the following rule shall be inserted , namely , 
“ 7A . Returns in case of taxable service provided by goods transport operators and clearing 
and forwarding agents : Notwithstanding anything contained in rule 7, an assessee , in case of 
service provided by 
(a ) goods transport operator for the period commencing on and from the 16th day of 

November, 1997 to 2nd day of June, 1998 ; and 
(b ) clearing and forwarding agents for the period commencing on and from the 16th day of 

July, 1997 to 16 " day of October, 1998 , 
shall furnish a retum within a period of six months from the 13th day of May , 2003 , in Form 
ST- 3B alongwith copy of Form TR -6 in triplicate , failing which the interest and penal 
consequences as provided in the Act shall follow . " ; 


( iii ) 


in Form ST- 3A , in the Table , in column heading 3 , the figures and number " @ 5 % " shall be 
omitted ; 


( iv ) 


after Form ST -3A , the following Form shall be inserted , namely , 


THE GAZETTE OF INDIA .EXTRAORDINARY 


( PART II — SEC . 3 (1)] 


“ FORM ST-3B 
(see rule 7A ) 


Return of service tax credited to the Government of India for the period commencing on and 
from the 16th day of July , 1997 to the 16th day of October , 1998 , in case of service provided by 
goods transport operator and ; clearing and forwarding agents 


.................. Commissionerate 
1 . Name of the assessee .. ..... .... 
2 . Category of service : Goods transport operator service/clearing and forwarding agents service 
3. Service tax registration No............... ( optional) 
4 . PAN no ........ . . 

(in case assessee does nothave registration No.) 

M case 
5 . Period * . . . . . . . . . .. 
6 . Value of taxable service .. ...... .... ..... 
7 . Amount of service tax payable . . .. . . . . . •••••••• 
8 . Amount of interest, if any payable ....... ... .. 
9 . Mode of payment: 

Challan Nos . . . . . . . . . . 
Date of challans. .. .. 


for goods transport operator service , the relevant period is from 16 . 11. 1997 to 2 .6 . 1998 ; and 
for clearing and forwarding agents , the relevant period is from 16 .7 . 1997 to 16 . 10 . 1998 


Self - AssessmentMemorandum 
1. I/we declare that the above particulars are in accordance with the records and books maintained by 

us and are correctly stated . 
2. I/we have assessed and paid the service tax correctly in terms of the provisions of the Act and 

rules made thereunder . 
3. I/we have paid duty within the time specified in these rules and in case of delay, 1/we have 

deposited the interest leviable as per section 75 of the Act. 


Place : 
Date : 


Nacie and signature of the assessee 
or his authorized representatives 


Acknowledgement: 


Date of receipt:.... ...... 


Signature and Official Seal of the 
Superintendent of Central Excise 


Place: 
Date : " , 


F. No. B -3/6 /2003 -TRUJ 
V. SIVASUBRAMANIAN , Dy . Secy. 


Note :- The Principal rules were notified vide notification No. 2 /94 - Service Tax , dated the 28th June, 1994 
published in the OfficialGazette of India , vide G .S .R .546 ( E ), dated the 15 July , 1994 and were last 
amended vide notification No. 12 /2002-Service Tax , dared the 1st August , 2002 , vide number GSR 540 
(E ), dated the 1st August, 2002 . 


| भारा - खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


नई दिल्ली, 14 मई, 2003 

सं. 46 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी . ) 
सा. का . नि . 406( अ ) - )- केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय ( सहरसा संशोधन ) नियम , 2003 है । 

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 , नियम 3 में , 
( अ) उपनियम 1 में , उक्त नियमों के नियम 3 में , 
( क) खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

"( v) वित्त अधिनियम 2003 ( 2003 का 32 ) की धारा 169 द्वारा यथासंशोधित वित्त अधिनियम , 

2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क ; "; 
( ख) खंड (vi ) में शब्दों और कोमा " समतुल्य है, " के स्थान पर शब्दों और अक्षर “ समतुल्य है ; 
और " को प्रतिस्थापित किया जायेगा; 
(ग) खंड ( vii ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात: 

( vii) वित्त अधिनियम 2003 ( 2003 का 32 ) की धारा 157 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, " 
( क) उपनियम (6) में (क) खंड ( ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात: 
"( ख) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का - 

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के 
अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ; 
वित्त अधिनियम 2003 ( 2003 का 32) की धारा 169 द्वारा यथासंशोधित वित्त अधिनियम, 2001 ( 2001 

का 14) की धारा 138 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्कः । 
(iii ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त के संबंध में , जो ऊपर खंड (i ) 

और (ii ) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के समतुल्य है . 
(iv ) वित्त अधिनियम 2003.(2003 का 32 ) की धारा 157 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क , और . 

किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी अंतिम उत्पाद, पर क्रमशः, उक्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 
( टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क या वित्त अधिनियम 2003 . 
( 2003 का 32) की धारा 169 द्वारा यथासंशोधित वित्त अधिनियम, 2001 ( 2001 का 14) की धारा 136 के 
अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क अथवा वित्त अधिनियम 2003 ( 2003 का 32) की धारा 
157 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क क्रमशः के संदाय के लिए या निवेश पर ही , यदि ऐसा 
निवेश उसी रूप में या आंशिक रूप में प्रसंस्कृत करने के पश्चात् हटा लिया जाता है शुल्क के संदाय के 
लिए उपयोग किया जाएगा ; 


स्पष्टीकरणः शकाओं के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष 
महत्व का माल ) अधिनियम, 1957 (1957 का 58 ) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 
के प्रत्यय का , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के अधीन 
उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के संदाय के लिए उपयोग किया जा सकेगा;"; 

[ फा. सं. बी -6/1/2003 - टी. आर.यू.] 

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 


. पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में , अधिसूचना सं0 5/ 2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी). तारीख 1 मार्च, 2002 , सा0का0नि0 

144 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 . 43/ 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एनटी), तारीख 12 मई, 
2003 सा0का0नि0 392 ( अ), तारीख 12 मई 2003 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था । 


132241 / 03 - 2 


10 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART DI — S&C. 300) 
NOTIFKCATION 
New Delhi, the 14th May, 2003 

Na 46/ 2003-CENTRAL EXCISE (N . T.) 
GSR 406 (E ). In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the 

Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2002 , namely: 


(1 ) These rules may be called the CENVAT Credit ( Twelfth Amendment) Rules, 2003 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


In the CENVAT Credit Rules , 2002, in rule 3 , 
( A ) in sub -rule ( 1), 
(a ) for clause (v ), the following clause shall be substituted , namely: 
" (v ) the National Calamity Contingent duty leviable under section 136 of the Finance Act, 2001 
(14 of 2001), as amended by section 169 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003 );" ; 


(b ) in clause (vi), for the brackets, letter , word and figure " (v) above," , the brackets, letter , words 
and figure " (v ) above ; ard ” shall be substituted ; 


(c ) for clause (vii ), the following clause shall be substituted , namely : 
" (vii) the additional duty of excise leviable under section 157 of the Finance Act, 2003 (32 of 
2003 )," ; 


(B ) in sub -rule (6 ), for clause (b ), the following clause shall be substituted, namely : 


" (b ) CENVAT credit in respect of - 

the additional duty of excise leviable under section 3 of the Additional Duties of Excise 
( Textiles and Textile Articles ) Act , 1978 ( 40 of 1978 ); 
the National Calamity Contingent duty leviable under section 136 of the Finance Act, 

2001 ( 14 of 2001) as amended by section 169 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003) ; 
( iii ) the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, equivalent to the 

duty of excise specified under sub -clauses (i) and ( ii ); and 
( iv ) the additional duty of excise leviable under section 157 of the Finance Act, 2003 ( 32 of 

2003 ), 
shall be utilized only towards payment of duty of excise leviable under the said AdditionalDuties 
of Excise ( Textiles and Textile Articles) Act, or the National Calamity Contingent duty leviable 
under section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001 ) as amended by section 169 of the 
Finance Act, 2003 ( 32 of 2003), or the additional duty of excise leviable under section 157 of the 
Finance Act, 2003 (32 of 2003 ), respectively, on any final products manufactured by the 
manufacturer or for payment of such duty on inputs themselves if such inputs are removed as 
such or after being partially processed . 


Explanation .- For removal of doubts , it is clarified that the credit of the additional duty of 
excise leviable under section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special 
Importance ) Act, 1957 (58 of 1957 ), may be utilised towards payment of duty of excise 
leviable under the First Schedule or the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 
1985 ( 5 of 1986 )." . 

[F. No. B -6 / 1/2003 - TRUJ 
V . SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy . 


Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No.5/2002 -Central Excise 
(N . T .), dated the 1st March , 2002 , vide number GSR 144 .(E ), dated the 1stMarch , 2002 and were last amended vide 
notification No. 43 /2003- Central Excise (N . T.), dated the 12th May, 2003 number GSR 392 ( E ), dated the 12ch May , 
2003. 


[ भाग 1 - खण्ड 36 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 मई, 2003 
सं. 45 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी . ) 


सा . का .नि . 407( अ ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 नियम 19 के उप नियम (3 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि नीचे सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के तदेन वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक को , यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) में की तत्स्थानी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में को संशोधित किया जायेगा । 


सारणी 


क्रम सं0 | अधिसूचना सं0 और | 


संशोधन 


तारीख 


42/ 2001 - केन्द्रीय | उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण III के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण को 
उत्पाद शुल्क प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः 
( एन0टी0 ) तारीख 
26 जून , 2001 | " स्पष्टीकरण III.- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए " शुल्क " में वित्त 

अधिनियम 2003 .(2003 का 32) की धारा 157 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय 
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी समाविष्ट है । " । 


43/ 2001- केन्द्रीय | उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण 1 में खंड ( घ ) के बाद निम्नलिखित अंतः 
उत्पाद शुल्क | स्थापित किया जायेगा, अर्थातः 
( एन0टी0) तारीख 
26 जून , 2001 | " ( ड) वित्त अधिनियम 2003 (2003 का 32 ) की धारा 157 के अंतर्गत 

उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क । " | 


[ फा. सं. बी -6. 1/ 2003 - टी. आर.यू.] 

वि. शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 
टिप्पण : 
(1) मूल अधिसूचना सं0 42 / 2001 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.) , तारीख 26 जून, 2001 [ सा0 का नि0 
471 ( अ) , तारीख 26 जून, 2001 ] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें 
अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 22 / 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी.), तारीख 24 मार्च, 2003 [ सा0का0नि0 
237 ( अ), तारीख 24 मार्च, 2003] द्वारा किया गया था | 
(2) मूल अधिसूचना सं0 43 / 2001 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी.) . तारीख 26 जून , 2001 [ सा का0 नि0 472 
( अ ) , तारीख 26 जून, 2001 ] द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम 
संशोधन अधिसूचना सं0 23/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी.), तारीख 24 मार्च, 2003 [ सा0का0नि0 238 
( अ), तारीख 24 मार्च, 2003 ] द्वारा किया गया था । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - Sec . 301 


T 


ET. 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May, 2003 
No. 48 /2003 -CENTRAL EXCISE (N .T.) 


G .S .R . 407 (E ). In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 3) of rule 19 of the Central Excise Rules, 
2002 , the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2 ) of the Table hereto annexed , shall be further 
amended , in the manner specified in the corresponding entry in column ( 3 ) of the said Table . 


TABLE 


SOAS a 


S .No. | Notification No. and date 

Amendment 
(2 ) _ 
1. 42/ 2001-Central Excise (N . T.), dated the In the said notification, for the Explanation III, the following 
26th June , 2001 . 

Explanation shall be substituted , namely : 


|" Explanation III.- For the purpose of this notification , 
p* duty" includes additional duty of excise as levied under 
section 157 of the Finance Act , 2003 ( 32 of 2003 ).". 


2. 


43 /2001-Central Excise (N . T.), dated the In the said notification , in the Explanation 1, for clause (© ), 
26th June , 2001. 

the following clause shall be substituted , namely : 


f (e) additional duty of excise as levied under section 157 of 
the Finance Act, 2003 ( 32 of 2003 )." . 


[F. No. B -6/ 1/2003- TRUJ 
V. SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy. 


Footnote : 
(1) The principal notification No .42/ 2001- Central Excise (N .T .), dated the 26th June, 2001 was published in the 
Gazette of India vide number G . S .R . 471( E ), dated the 26 June, 2001, and was last amended vide notification No. 
22/2003-Central Excise (N . T.), dated the 24 March , 2003 mumber GSR 237 (E ), dated the 24 March , 2003. 


(2) The principal notification No.43/ 2001 -Central Excise (N . T.), dated the 26 Junc, 2001 was published in the 
Gazette of India vide number G . S.R . 472 ( E ), dated the 26 June, 2001,and was last amended vide notification No. 
23 /2003 -Central Excisc (N . T .), dated the 24 March , 2003 number GSR 238 (E ), dated the 24 March , 2003 . 


[ भाग 1 - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 मई, 2003 
सं. 44 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी. ) 


सा . का .नि . 408( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि नीचे सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के तदेन वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक को , यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट रीति में को संशोधित किया जायेगा । 

सारणी 
क्रम सं0 | अधिसूचना सं0 और 

संशोधन 


तारीख 


| (1 ) 


30 
40/ 2001- केन्द्रीय | उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण I में खंड ( ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड | 
उत्पाद शुल्क | को प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थातः 
( एन0टी0 ) तारीख 
26 जून , 2001 | " ( ड.) वित्त अधिनियम 2003 ( 2003 का 32 ) की धारा 157 के अंतर्गत 

उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क । ” | 


41 / 2001 - केन्द्रीय उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में खंड ( ड.) के बाद निम्नलिखित खंड | 
उत्पाद शुल्क प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः 
(एन0टी0) तारीख 
26 जून, 2001 | " (ड.) वित्त अधिनियम 2003 ( 2003 का 32 ) की धारा 157 के अंतर्गत | 

| उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क । " । 


[ फा. सं. बी -6/1/ 2003 - टी . आर.यू.] 

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 


टिप्पण : 
( 1) मूल अधिसूचना सं0 40 / 2001 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी .) , तारीख 26 जून, 2001 [ साल का0 नि0 
489 ( अ ) , तारीख 26 जून, 2001 ] द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें 
अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 20 / 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी .), तारीख 24 मार्च, 2003 [ 80का0नि0 
235 ( अ), तारीख 24 मार्च, 2003] द्वारा किया गया था । 
( 2) मूल अधिसूचना सं0 41 / 2001 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी.) , तारीख 26 जून, 2001 [ साल का नि0 470 
( अ ) , तारीख 26 जून, 2001 ] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम 
संशोधन अधिसूचना सं0 21/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी .), तारीख 24 मार्च, 2003 [ सा0का0नि0 236 
( अ), तारीख 24 मार्च, 2003] द्वारा किया गया था । 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 14th May , 2003 
No. 44 / 2003-CENTRAL EXCISE (N . T.) 


G .S . R 408 ( E ). In exercise of the powers conferred by rule 18 of the Central Excise Rules, 2002, t. .. 
Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ), specified in column (2 ) of the Table hereto annexed , shall be further amended . n 
the manner specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said Table . 


14 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PARTI - SEC . 301 


- 


- 


- 


TABLE 


| S. No. | Notification No. and date 

| Amendment 

. .. 
| ( 1) ( 2 ) 
1. 40/ 2001-Central Excise (N . T.), dated the In the said notification, in the Explanation 1, for clause (e), 
26th June , 2001. 

the following clause shall be substituted, namely: 


"(e) additional duty of exafsc as levied under section 157 of 
the Finance Act , 2003 ( 32/ of 2003 ). ". 


... 


2 . 


41/2001- Central Excise (N . T .), dated the In the said notification , in the Explanation , for clause (e), the 
26 June , 2001. 

following clause shall be substituted , namely: 


(e) additional duty of excise as levied under section 157 of 
the Finance Act, 2003 ( 32 of 2003). " 


[ F No. B-6/ 1/ 2003 -TRU] 
V. SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secv. 


Foot note : 
..(1) The principal notification No .40/2001- Central Excise ( N. T.), dated the 26th June , 200I was published in the 

Gazette of India vide number G .S . R. 469( E), dated the 26th June, 2001, and was last amended vide notification No 
20 /2003-Central Excise (N .T.), dated the 24th March, 2003 number GSR 235 (E ), dated the 24th March, 2003. 


( 2 ) The principal notification No. 41/ 2001 -Central Excise ( N. T .), dated the 26th June, 2001 was published in the 
Gazette of India vide number G . S .R . 470 ( E ), dated the 26th June, 2001 ,and was last amended vide notification No 
21/2003 -Central Excise (N . T.), dated the 24 March , 2003 number GSR 236 ( E ), dated the 24th March , 2003. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मई, 2003 

सं . 45 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा. का .नि . 409( अ ) - केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 
1) की धारा 5क की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने 
पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 
अधिसूचना सं. 8 / 2002 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का, निम्नलिखित और 
संशोधन करती है, अर्थातः-- 


उक्त अधिसूचना में, 
(i) सारणी में , क्रम सं0 275 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतः 
स्थापित किया जायेगा, अर्थात्: 
| (1) (2) | (3) 
" 275 | 69 सिरामिक टाइलें , जो ऐसे कारखाने में 8 प्रतिशत । - 

विनिर्मित हो , जो कि भट्टी जलाने के 
लिए विद्युत, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस 
( एल. पी . जी .) या प्रोपेन गैस का प्रयोग 
नहीं करता हो 


62 ". 


MA 


15 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
(ii ) उक्त उपाबंध में , शर्त सं0 61 और उससे संबंधित शों के पश्चात, निम्नलिखित शर्त सं0 और शर्ते अंतः 
स्थापित . की जायेगी, अर्थातः 
शर्त सं० शर्त 

| यदि संदत्त शुल्क का कोई प्रत्यय ऐसे सिरामिक टाइल्स के विनिर्माण में या विनिर्माण के संबंध में | 
सेनवेट प्रत्यय नियम 2002 के नियम 3 या नियम 11 के अधीन नहीं लिया गया है । " 1 


" 62 


[ फा. सं. 356 /11/2003 - टी . आर. यू.] 

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 


टिप्पण : 1 मूल अधिसूचना सं0 6 / 2002 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 [ सा0 का0 नि0 127 ( अ) , 
तारीख 1 मार्च, 2002 ] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी , और उसमें अंतिम संशोधन 
अधिसूचना सं0 37 / 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 30 अप्रैल, 2003 [ सा0का0नि0 366 ( अ) तारीख 30 
अप्रैल, 2003 ] द्वारा किया गया था । 


.. NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May, 2003 . . 
No. 45/2003-CENTRAL EXCISE 


GOD . R . 402 In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section SA of the 
Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in 
the public interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of t 
Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No . 6 /2002 - Central 
Excise , dated the 1st March , 2002 , namely: 


In the said notification , 
(i) in the Table , for S .No. 275 and the entries relating thereto , the following S .No. and entry shall 
be substituted , namely : 


( 2 ) 


" 275 . 


8 % 


Ceramic tiles manufactured in a factory not 
using electricity , liquefied petroleum gas 
(LPG ) or propane gas for firing the kiln 


( ii ) in the Annexure , after Condition No . 61 and the Conditions relating thereto , the following 
Condition No. and Conditions shall be inserted , namely : 


" 62 . 


Condition No . 

Conditions 
If no credit of the duty paid on the inputs used in or in relation to the 
manufacture of such ceramic tiles has been taken under rule 3 or rule 11 of 
the CENVAT Credit Rules , 2002. ". 

F. No. 356/11/2003 -TRUI 

V. SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy. 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide 
notification No . 6/ 2002- Central Excise, dated the 1st March, 2002 [ G. S. R. 127 ( E), dated the Ist 
March, 2002] and was last amended by notification No. 37/ 2003- Central Excise , dated the 30th April , 
2003 [ G. S. R. No. 366( E), dated the 30th April , 2003] . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3ti) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मई, 2003 
सं. 44 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा. का.नि . 410( अ ) - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1 ) की धारा 
5क की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा 
करना आवश्यक है, नीचे सारणी में स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 (1986 
का 5) की पहली अनुसूची की उपशीर्ष सं0 के अंतर्गत आने वाले वर्णन के उत्पाद शुल्क्य मालों को केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उतने उत्पाद शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) 
में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है छूट देती है । 


सारणी 


क्रम स० 


उपशीर्ष सं० 


दर 


2401. 10 


- 


. . - 


- 


- 


243.11 


2403.12 


2403. 13 


2403. 14 


----------- 


2403. 15 


2403. 19 
2404. 10 


2404.31 


16 प्रतिशत 
रूपये 78 प्रति हजार 
रूपये 265 प्रति हजार 
रूपये 395 प्रति हजार 
रूपये 645 प्रति हजार 
रूपये 860 प्रति हजार 
रूपये. 1050 प्रति हजार 

225 प्रतिशत 
रूपये 4.60 प्रति हजार 
रूपये 11.50 प्रति हजार 

16 प्रतिशत 
16 प्रतिशत 
16 प्रतिशत 
16 प्रतिशत 
[ फा. सं. बी -6/1/ 2003- टी. आर .यू.] 

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 


- - 


HA 


2404.39 


11. 


2404.41 
2404. 49 


12. 


13. 


2404. 50 


14. 


2404. 59 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May, 2003 

No. 44 / 2003- CENTRAL EXCISE 
G .S .R 410( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 5A of the Central Excise 
Ac :. 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , 
he dy exempts the goods falling under the sub -heading Nes , of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 
PWS (5 of 1986 ), as specified in column ( 2 ) of the Table hereto annexed , from so much duty of excise leviable 
under the said First Schedule to the said Central Excise Tariff Act as is in excess of the amount calculated at the rate 
specified in the corresponding entry.in column ( 3) of the said Table . 


[ भाग - खण्ड 36 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


S .No. 


3 . 


4 . 


5 . 
6 . 


Sub- heading Nos . 

( 2) 
2401. 90 
2403. 11 
2403. 12 
2403 . 13 
2403.14 
2403 .15 
2403. 19 
2404.10 
2404. 31 
2404. 39 
2404 . 41 
2404 . 49 
2404. 50 
2404. 99 


Rate 
( 3 ) 

16 % 
Rs. 78 per thousand 
Rs. 265 per thousand 
Rs . 395 per thousand 
Rs. 645 per thousand 
Rs . 860 per thousand 
Rs. 1050 per thousand 

225 % 
Rs.4 .60 per thousand 
Rs .11. 50 per thousand 

16 % 
16% 
16 % 
16% 


9 . 
.. . 10. 

11. 


11 


____ 13. 


14. 


[F. No. B -6 /1/2003- TRU ] 

V. SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secv. 
अधिसूचना 
नईदिल्ली, 14 मई, 2003 

सं . 43 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का.नि. 411 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 ( 1944 का 
1 ) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम 2001 ( 2001 का 14). की धारा 
136 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा 
करना आवश्यक है, भारत सरकार के तदेन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 
अधिसूचना सं0 12/ 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2003 ( सा0का0नि0 142 ( अ) 
तारीख 1 मार्च, 2003) और सं0 13/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2003 
( सा0का0नि0 143 ( अ) तारीख 1 मार्च, 2003) को विखंडित करती है । 


[ फा . सं. बी -6/1/ 2003 - टी. आर. यू. ] 

वि. शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May, 2003 
No. 43/ 2003-CENTRAL EXCISE 


G . S. R. 411 ( E ) 

, In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 5A of the Central Excise Act , 
1944 ( 1 of 1944 ), read with section 136 of the Finance Act, 2001 ( 14 of 2001 ), the Central Government, being 
satisfied that it is necessary in the public terest so to do , hereby rescinds the notifications of the Government of 
India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue ), No. 12 / 2003 - Central 
Excise, dated the 1st March , 2003 , vide G . S .R . 142 ( E ), dated the 1st March , 2003 , and No , 13/ 2003 -Central Excise , 
dated the 1st March , 2003 , vide G . S. R . 143 (E ), dated the 1st March , 2003 . 


HE No. B-6/1/2003 -TRU] 
V . SIVASUBRAMANIAN , Dy . Socy. 


132264 /07- 7 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 360 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मई, 2003 

सं . 42 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का .नि . 412( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 2003 ( 2003 का 32 ) की धारा 157 की 
उपधारा (1) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं0 09 .02 के अंतर्गत आने वाले 
नीचे सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को , उक्त वित्त अधिनियम 2003 की धारा 157 के अधीन 
उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है । 


सारणी 


क्र . सं . 


माल का वर्णन 


शर्त 


. (3) 


1 . 


हरी चाय 
वर्ष 2002 -2003 के पश्चात्वर्ती | ( क) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट का फायदा, शर्त ( ख) में | 
किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी | यथा विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या 
सहकारी सोसाइटी के किसी | अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
कारखाने द्वारा निकासी की गई | उपायुक्त , के पास वचनबंध फाइल करने की तारीख से प्रारंभ 
चाय । 

होगा । 
( ख) विनिर्माता यह वचनबंध फाइल करेगा कि - 
(i) कारखाने द्वारा उपयोग की गई हरी पत्ती, पूर्वोक्त वचनबंध 
की तारीख से वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख तक की 
अवधि के दौरान किसी ऐसे उगाने वाले से क्रय नहीं की । 
जाएगी जिसके पास चाय की खेती के लिए 10 हेक्टेयर से 
अधिक धृति है ; 
(i ) कारखाने का स्वामित्व रखने वाली सहकारी सोसाइटी 
संबद्ध राज्य सरकार में सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार के यहां 
रजिस्ट्रीकृत है ; और 
( iii ) सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य के पास चाय की 

खेती के लिए 10 हेक्टेयर से अधिक धृति नहीं है । । 
( ग) प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के पहले सप्ताह में विनिर्माता संबद्ध 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा विहित किए जाने वाले 
फार्मेट में , वचनबंध पूरा किए जाने के सबूत के रूप में , लेखाओं 
का एक विवरण प्रस्तुत करेगा । 
( घ) वचनबंध पूरा कर पाने में उसकी असफलता की दशा में 
विनिर्माता, शर्त ( ख ) में निर्दिष्ट अवधि के लिए वित्त अधिनियम 
2003( 2003 का 32) की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त 

उत्पाद शुल्क का संदाय करने के लिए दायी होगा । 
वर्ष 2002- 2003 के पश्चावर्ती | ( क ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट का फायदा, शर्त ( ख) में 
किसी वित्तीय वर्ष के दौरान क्रीत | यथा विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या 
पत्ती कारखाना द्वारा निकासी गई | अधिकारिता रखने वाले , यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
चाय । 

उपायुक्त, के पास वचनबंध फाइल करने की तारीख से प्रारंभ 
होगा । 


[ भाग 


- खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

( ख) विनिर्माता यह वचनबंध फाइल करेगा कि - . 
(i) कारखाने द्वारा उपयोग की गई दो तिहाई से अन्यून हरी 
पत्ती पूर्वोक्त वचनबंध की तारीख से वित्तीय वर्ष की समाप्ति की 
तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे उगाने वालों से क्रय की 
जाएगी, जिनमें से प्रत्येक के पास चाय की खेती बाड़ी के 
अधीन के लिए 10 हेक्टेयर से अधिक धृति नहीं है : और 
( ii ) कारखाना उस वित्तीय वर्ष के जिसमें शर्त ( ख ) में 
निर्दिष्ट वचनबंध फाइल किया गया है, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 
दौरान कम से कम छह मास तक कार्य करता रहा है । 


( ग ) प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले सप्ताह में 
विनिर्माता संबद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा विहित 
किए जाने वाले फार्मेट में , वचनबंध पूरा किए जाने के सबूत के 

रूप में , लेखाओं का एक विवरण प्रस्तुत करेगा । 
( घ) वचनबंध पूरा कर पाने में उसकी असफलता की दशा में 
विनिर्माता, शर्त ( ख ) में निर्दिष्ट अवधि के लिए वित्त अधिनियम 
2003 ( 2003 का 32 ) की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का संदाय करने के लिए दायी होगा । । 


स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “ क्रीत पत्ती कारखाना ” से ऐसा कारखाना अभिप्रेत है जो पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा प्रसंस्कृत की गई हरी पत्ती के दो तिहाई से अन्यून भाग को किसी ऐसे उगाने वाले से 
क्रय करता है जिसके पास चाय की खेती के लिए भूमि के 10 हेक्टेयर से अधिक है । 

[ फा. सं. बी - 6 / 1 / 2003 - टी. आर. यू. ] 

वि. शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May, 2003 

No. 42/2003- CENTRAL EXCISE 
G. S. R. 412( E ) - In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 5A of the Central Excise Act, 
1944 ( 1 of 1944) , read with sub - section (3 ) of section 157 of the Finance Act, 2003 ( 32 of 2003), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods of the description 
specified in column (2 ) of the Table below falling under heading No.09. 02 of the First Sche tuie to the Central Excise 
Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ), from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under section 157 of the 
said Finance Act , 2003 subject to the conditions as specified in column (3 ) of the said Table . 


TABLE 


S . No . 


Conditions 


Description of Goods 

( 2 ) 
Green tea 


Tea cleared by a factory | (a ) The benefit of exemption from additional duty of excise shall 
belonging to a co -operative commence from the date of filing the undertaking with the Assistant 
society during any financial Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of 
year subsequent to 2002 Central Excise, as the case may be , as specified in condition (b ) . 
2003 . 

(b ) The manufacturer shall file an undertaking that, 
(i) the green leaf used by the factory , during the period from the date 
of the aforesaid undertaking till the end of the financial year, shall not 
be purchased from any grower who has a holding exceeding ten 
hectares under tea cultivation ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY : : . . 


PART II — Sec . 3 (1)] 


- - - - - 


- 


- - - - 


( ii) the co -operative society owning the factory is registered with the 
Registrar of Co -operative Societies in the concerned State 
Government; and 
( iii) no member of the co -operative society owns a holding exceeding 
ten hectares under tea cultivation . 
(c) In the first week of each succeeding financial year, the 
manufacturer shall submit a statement of accounts, in a format to be 
prescribed by the concemned Commissioner of Central Excise , as 
proof of having fulfilled the undertaking . 
(d ) In the event of his failure to satisfy the undertaking, the 
manufacturer shall be liable to pay additional duty of excise specified 
in the Fourth Schedule to the Finance Act, 2003 (32 of 2003) for the 
period referred to in condition (b ). 


Tea cleared by a bought leaf 
factory during any financial 
year subsequent to 2002 
2003 . 


(a ) The benefit of exemption from additional duty of excise shall 
commence from the date of filing the undertaking with the Assistant 
Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of 
Central Exciso , as the case may be , as specified in condition (b ) . 
(b ) The manufacturer shall file an undertaking that - 
(i) not less than two - thirds of the green leaf used by the ractory, 
during the period from the date of the aforesaid undertaking till the 
end of the financial year, shall be purchased from growers , cach 
having a holding not exceeding ten hectares under tea cultivation ; and 
( ii ) the factory has been working for at least six months during the 
financial year preceding the financial year in which the undertaking 
referred to in condition (b ) is filed ; 

(c) In the first week of April of each succeeding financial year, the 
manufacturer shall submit a statement of accounts , in -a format to be 
prescribed by the concerned Commissioner of Central Excise, as 
proof of having fulfilled the undertaking . . 

(d ) In the event of his failure to satisfy the undertaking , the 
manufacturer shall be liable to pay additional duty of excise specified 
in the Fourth Schedule to the Finance Act, 2003 (32 of 2003) for the 
period referred to in condition (b ). .. 


Explanation . For the purposes of this notification, " bought leaf factory " means a factory which purchases not less , 
than two -thirds of the green leaf processed by it in the preceding financial year from any grower who has a holding not . 
exceeding ten hectares of land under cultivation of tea . 


F . No. B -6 /1/2003 - TRUJ 

V. SIVASUBRAMANIAN , Dy . Secy. 
अधिसूचना 

7s format , 147 , 2003 
. : H . 41/2003 -2 -ster Brug Irati 
WI.A . FA. 413 ( 34 ). — Booster Heate , fapt 3f9f7219 , 2001 (2001 14 ) * ERI 
136 for posty Gry Uch 3fafayt , 1944 (1944 do 1) I ETT 50 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में 
ऐसा करना आवश्यक है, पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से अभिप्राप्त तेल , अपरिष्कृत तेल 
को , जिसका या तो नीचे सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट उत्पादन शेयर करने वाली संविदाओं के 
अधीन क्षेत्रों में या प्रतियोगी अंतरराष्ट्रीय बोली के माध्यम से नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन 


पेट्रोलियम तेल और बिटा हुए , यह समाधान हो । 


को, जिसका या तो 


. 


[ भाग 1 - खण्ड 36) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रस्थापित खोज ब्लाकों में उत्पादन किया गया है, वित्त अधिनियम, 2003 ( 2003 का 32) की धारा 
169 के साथ पठित उक्त वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय 
संपूर्ण राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क से, छूट देती है । 


सारणी 


क्र . सं . 


उत्पादन शेयर करने वाली संविदाओं के अधीन क्षेत्र का नाम 


| 10 . 


11 . 


112. 


13 . 


पन्ना और मुक्ता क्षेत्र 
रव्या क्षेत्र 
खसाग क्षेत्र 
| मध्य और दक्षिणी ताप्ती क्षेत्र 
| हजीरा क्षेत्र 
भांदूत क्षेत्र 
| मातार क्षेत्र 
साबरमती क्षेत्र 
काम्बे क्षेत्र 
इन्द्रोरा क्षेत्र 
बकरोल क्षेत्र 
लोहार क्षेत्र 
ढोलका क्षेत्र 
वाविल क्षेत्र 
बाओला क्षेत्र 
असजोल क्षेत्र 
पीवाई - 1 क्षेत्र 
उत्तरी बालोल क्षेत्र 
अलोरा क्षेत्र 
उन्वा क्षेत्र 
ढोलसन क्षेत्र 
कन्वारा क्षेत्र 
मोधेरा क्षेत्र 
अमगरी क्षेत्र 

उत्तरी कथाना क्षेत्र 
| सांगनपुर क्षेत्र 


•| 14. 
| 15. 


17 . 


| 18. 


| 19. 


120 . 


| 21. 


22 . 


23. 


| 24. 


25 . 


26. 


[ फा. सं. बी -6/1/2003 - टी. आर.यू.] 
. वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 


. 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II — SBC 3 (0) 1 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May, 2003 

· No. 41/2003-CENTRAL EXCISE 
G .S. R . 413( E ). - (E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 5A of the Central Excise 
Act , 1944 (1 of 1944 ), read with section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), the Central Government, being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts , petroleum oils and oils obtained from 
bituminous minerals, crude , produced either in the fields under the Production Sharing Contracts , specified in 
column (2 ) of the Table below or in the exploration blocks offered under New Exploration Licensing Policy (NELP) 
through competitive international bidding , from the whole of the National Calamity Contingent Duty leviable 
thereon under section 136 of the said Finance Act, 2001, read with section 169 of the Finance Act, 2003 (32 of 
2003). 

TABLE 
S . No. : Name of the field undër Production Sharing Contracts 


3 . 


S . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


12 . 


13 . 


Panna and Mukta fields 
Ravva field 
Kharsang field 
Mid and South Tapti fields 
Hazira field 
Bhandut field 
Matar field 
Sabarmati field 
Cambay field 
Indrora field 
Bakrol field 
Lohar field 
Dholka field 
Wavel field 
Baola field 
Asjol field 
PY - 1 field 
North Balol field 
Allora field 
Unawa field 
Dholsan field 
Kanwara field 
Modhera field 
Amguri field 
North Kathana field 
Sanganpur field 


14 . 


15 . 


16 . 


17 . 
18 . 
19 . 


20 . 


21 . 


22. 


23 . 


. 


24 . 
25 . 
26 . 


[F. No. B -6 /1/2003 -TRU ] 
V. SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy.. 


[ भाग - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 मई, 2003 
सं. 77 / 2003 - सीमा शुल्क 


सा . का .नि . 414( अ ). - केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की । 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना 
आवश्यक है, सभी माल को जो, वित्त अधिनियम 2003 ( 2003 का 32 ) की धारा 169 द्वारा यथा संशोधित वित्त .. . 
अधिनियम , 2001 ( 2001 का 14 ) की सातवीं अनुसूची की सारणी के स्तंभ 3 में जैसा विनिर्दिष्ट किया गया है, जब 
उसका भारत में आयात किया जाए , सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 के 51 ) की धारा 3 की उपधारा 
(१) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त शुल्क से, जो उक्त विस अधिनियम, 2003 की धारा 169 के 
साथ पठित उक्त वित्त अधिनियम , 2001 की धारा 136 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक 
शुल्क के समतुल्य है, छूट देती है । 


[ फा. सं. बी -6/1/2003 - टी. आर. यू. ] 
__ वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi , the i4th May, 2003 

No. 77 /2003-CUSTOMS 


G . S. R . 414 ( 4 ).- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962), the CentralGovernment, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
exempts all goods, as specified in column ( 3 ) of the Table in the Seventh Schedule to the Finance Act, 2001 (14 of 
2001), as amended vide section 169 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003 ), when imported into India , from so much 
of the additional duty leviable thereon under sub -section (1 ) of section 3 of the Customs Tariff Act , 1975 ( 51 of 
1975 ) as is equivalent to the National Calamity Contingent duty leviable thereon under section 136 of the said 
Finance Act, 2001, read with section 169 of the said Finance Act , 2003 . 

[ E. No . B - 6/ 1/2003 -TRU] 

V. SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 मई, 2003 
सं . 78/ 2003- सीमा शुल्क 


सा. का.नि . 415 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की 
धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, चाय और चाय अपशिष्ट को, जब उसका भारत में आयात 
किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51 ) की धारा 3 की उपधारा (1) के 
अधीन उस पर उद्गहणीय उतने अतिरिक्त शुल्क से, जो वित्त विधेयक , 2003 ( 2003 का 32 ) 
की धारा 157 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के समतुल्य है, छूट देती है । 


[ फा . सं. बी -6/1/ 2003- टी. आर.यू.] 

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 361 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May, 2003 

No . 78/2003 -CUSTOMS 
G .S. R 415 ( E ). In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
exempts tea and tea waste , when imported into India , from so much of the additional duty leviable thereon under 
sub - section ( 1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975 ) as is equivalent to the additional duty of 
excise leviable thereon under section 157 of the Finance Act , 2003 (32 of 2003 ). 


[ F No. B-6/ 1/ 2003-TRU] 
V. SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मई, 2003 

सं. 79/ 2003 - सीमा शुल्क 
सा. का .नि . 416( अ ) - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की 
धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, हरी चाय को , जब उसका भारत में आयात किया जाए, वित्त 
अधिनियम 2003 ( 2003 का 32 ) की धारा 128 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त 
सीमाशुल्क से छूट देती है । 


प... सं. बी -6/1/ 2003 - टी. आर .यू. ] 

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 


.. 


" 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May , 2003 

No. 79 /2003-CUSTOMS 


G .S . R .41 (E ).- - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 25 of the Customs Act , 
1962 ( 52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
exempts green tea , when imported into India , from the whole of the additional duty of customs leviable thereon 
under section 128 of the Finance Act, 2003 ( 32 of 2003 ). 


-१ 


- 


- 


[ E No. B-6/1/ 2003-TRUI 
V. SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy. 


-- 


-- 


.. 


-.-.- 


" 


. 


"... 


[ भाग II - खण्ड 36 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मई, 2003 
सं. 80 / 2003 - सीमा शुल्क 


सा . का .नि . 417( अ ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना 
आवश्यक है, भारत सरकार के तदेन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्याओं 
30 / 2003 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2003 ( सा0का0नि0 165 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2003), सं. 34/ 2003 
सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 ( सा0का0नि0 169 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2003) और सं0 35 / 2003- सीमाशुल्क , 
तारीख 1 मार्च, 2003 (सा0का0नि0 170 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2003), उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से 
पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, को विखंडित करती है । 


[ फा. सं. बी -6/1/ 2003 - टी . आर.यू. ] 

वि . शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May, 2003 

No. 80 /2003 - CUSTOMS 
G . S . R 

men In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 
( 52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
rescinds the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs 
(Department ofRevenue ), No. 30 / 2003 - Customs, dated the 14 March , 2003 , vide G . S .R . 165 (E ), dated the 1st March , 
2003 , No . 34/ 2003 - Customs , dated the 1st March, 2003, vide G . S . R. 169 ( E ), dated the 1 * March, 2003 , and No . 
35 /2003 - Customs, dated the 1st March , 2003 , vide G . S.R . 170 (E ), dated the 15 March , 2003, except as respect things 
done or omitted to be done before such rescission. 


[F . No. B -6 / 1/2003 - TRU ) 
V. SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मई, 2003 
सं. 81 / 2003 - सीमा शुल्क 


सा. का. नि . 418( अ ) - केन्द्रीय सरकार ने , सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 11975 का 511 की 
पहली अनुसूची के शीर्ष 7005 के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य और इण्डोनेशिया में मूलतः उदगमित 
या वहां से निर्यात किये गए स्वच्छ और रंगीन किस्म के दो मिली मीटर से बारह मि0 मी0 ( दोनो मोटाई. शामिल 
है) मोटाई के फ्लोट ग्लास (हरे ग्लास को छोडकर) परंतु सजावट , औद्योगिक अथवा आटोमोटिव प्रयोजनों के लिए 
संसाधित ग्लास शामिल नहीं है के आयात के विषय में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 20 
नवम्बर, 2002 में प्रकाशित अभिहित प्राधिकारी की प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं0 14/ 19/ 2002- डीजीएडी, 
तारीख 20 नवम्बर, 2002 के आधार पर, भारत सरकार के तदेन वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 
अधिसूचना सं0 7/ 2003 - सीमाशुल्क , तारीख 7 जनवरी , 2003 द्वारा अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया है; 


और मद्रास में स्थित उच्च न्यायालय ने डब्ल्यु. पी . सं0 44506 ओर 44507 , 2002 का - महावीर मिरर 
इंडस्ट्रीस बनाम अभिहित अधिकारी , पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, भारत सरकार तथा अन्य और डब्ल्यू 
पी सं0 3193 और 3194 , 2003 का - मोनिका एक्जिम इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम अभिहित अधिकारी, पाटनरोधी 
एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, भारत सरकार तथा अन्य में अपने आदेश, तारीख 13 मार्च, 2003 द्वारा यह आदेश 
दिया है कि इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है और अतः एव इन याचिकाओं और इनसे संबंधित विविध 
याचिकाओं को खारिज कर दिया है ; 


177244 / 63 - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTII _ SEc. 3601 
अतः अब, कन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित 
शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण । नियम , 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त 
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार 
के तदेन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 7/ 2003 - सीमाशुल्क , तारीख 7 
जनवरी , 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः 

उक्त अधिसूचना में , 
(i) पैराग्राफ 1 में , “ और मद्रास में स्थित उच्च न्यायालय " शब्दों से प्रारंभ होकर “ अगले आदेश तक 
स्थगित रखा जायेगा ; " शब्दों से समाप्त होने वाले हिस्से का लोप किया जायेगा; 
(ii ) पैराग्राफ 3 का लोप किया जायेगा । 

. [ फा. सं. 354/211/2002 - टी. आर. यू. ] 

वि . शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 
टिप्पणः मूल अधिसूचना सं0 7 / 2003 - सीमाशुल्क , तारीख 7 जनवरी, 2003, सा0 का0 नि0 14 ( अ) , तारीख 7 
जनवरी, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May , 2003 

___ No. 81/ 2003 - CUSTOMS 
G .S.R . 418 (E ). - WHEREAS in the matter of import of Float Glass of thickness 2mm to 12mm 
(both thickness inclusive ) of clear as well as tinted variety ( other than green glass ) but not including 
processed glass meant for decorative , industrial or automotive purposes, falling under heading 7005 of 
the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in , or exported from , the 
Peoples Republic of China and Indonesia , the Central Government, on the basis of the preliminary 
findings notification No. 14 / 19 /2002 -DGAD , dated the 20th November, 2002 of the Designated 
Authority, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 , dated the 20th November , 
2002 , has imposed provisional anti- dumping duty vide notification of the Government of India in the 
erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue ), No . 7/2003 -Customs, 
dated the 7th January , 2003 ; 


AND WHEREAS , the High Court of Judicature at Madras vide its order dated 13. 3. 2003 , in the 
W . P . Nos . 44506 and 44507 of 2002 - Mahavir Mirror Industries Vs the Designated Authority , 
Directorate General of Anti -dumping and Allied Duties, Governement of India and others and in W .P . 
Nos. 3193 and 3194 of 2003 - Monika Exim International Ltd . Vs the Designated Authority , Directorate 
General of Anti-dumping and Allied Duties, Governement of India and others , has ordered that there is 
no merit in these writ petitions and has accordingly dismissed these writ petitions and the connected 
W . P . M . Ps .; 


NOW , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 9A of the said 
Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff ( Identification , Assessment and 
Collection of Anti -dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 , the 
Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of 
India, in the erstwhile Ministry of Finance. and Company Affairs ( Department of Revenue ), No . 7/ 2003 
Customs , datedthe 7th January , 2003, namely : 


In the said notification, 
(i) in paragraph I, the portion beginning with the words " AND WHEREAS, the High Court of 

Judicature at Madras" and ending with the words " until further orders by the said Court ;" shall 
be omitted ; 

[ E No. 354/211 /2002-TRU] 

V. SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy. 
Footnote : he principal notification No. 7/ 2003 - Customs, dated the 7th January , 2003 was published in the 
Gazete of India, vide number G. S. R. 14( E ), dated the 7th January, 2003. 


. 


. 


shed in the 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


